रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


Jiitd = राज्जपतनत्र 
Che Gazette of Jndia 


OM. -ZT. Wel. -37.-1407 2023-247 317 
CG-DL-E-14072023-247317 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग तर--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
a. 2967] नई दिल्‍ली, बुधवार, जुलाई 12, 2023/आषाढ़ 21, 1945 
No. 2967] NEW DELHIL,WEDNESDAY, JULY 12, 2023/ASHADHA 21, 1945 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 11 जुलाई, 2023 


का.आ. 3096(अ).--केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3842(अ), तारीख 16 अगस्त, 2022, जो भारत के 
राजपत्र, असाधारण,भाग-ा, खण्ड-3 उपखण्ड (ii), तारीख 16 अगस्त, 2022, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य 
के वैशाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 के कि.मी. 207.200 से कि.मी. 214.615 तक के भू-खण्ड (रामअशीष 
चौक, हाजीपुर, वैशाली कि.मी. 207.200 से जीरो माईल, पटना कि.मी. 221.700) के संरचना (मौजूदा फोरलेन एम.जी. 
सेतु के समानान्तर नये पुलऔर इसके पहुँच मार्गों के निर्माण) अनुरंक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजनो के लिए उस 
अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विर्निदिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "24 अक्टूबर 
2022 " को "हिंदुस्तान" और "प्रभात खबर" में प्रकाशित किया गया था ; 


AT AAT प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 
है; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


4484 6ा/2023 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 
अनुसूची 
बिहार राज्य के वैशाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 19 के कि.मी. 207.200 से 214.615 कि.मी. तक के भू-खण्ड के 


संरचना (मौजूदा फोरलेन एम.जी. सेतु के सामानांतर नया पुल और उसके पहुंच मार्ग के निर्माण ) के लिए अर्जन की जाने 
वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण | 


राज्य का नाम: बिहार जिले का नाम: वैशाली 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामी/ हितबद्ध 
संख्या (हेक्टेयर में) व्यक्तियों का नाम 
लि 2 3 जि जज कला Saas 
तालुक का नाम: हाजीपुर 


गांव का नाम: सैफपुर /सैदपुर 


1 206 निजी भीठ 0.19|कलप राय, पिता दषई 
राय, चन्द्रकला 
देवी,पती देवनंदन 
राय,सुरेश राय,पिता 


WTS राय,प्रमिला 
देवी पति सिद्धेष्वर 
मिस्त्री, छबीला 
राय,पिता लालबहादुर 
राय,देवकी राय पिता 
चुल्हाइ राय,राधिका 
देवी पति उपेन्द्र 


कुमारी पति षिवजी 
मिस्त्री, निभा देवी पति 
रमेश पाठक, षोभा देवी 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 


महेष प्रसाद साह, 
रामजी प्रसाद पिता 
मथुरा महतो, धर्मेन्द्र 
कुमार पिता शिवन 
प्रसादवों दीपु यादव वो 
राजेश्वर यादव, एवं 
अन्य पंक्षीलाल राय 
पिता रामविलाश 
राय,सा0 
तिरहरसीया,सुषीला 
देवी पति मोहनलाल 
गुप्ता, सा0 बाढ, 
अन्नपूर्णा देवी ,पति 
बिरजू प्रसाद,सा0 
TAT, TATA, BOS 
राय वो0 इन्द्रदेव राय 
पिता योगी राय, 
कपिलदेव राय पिता 
TAO रामचन्द्र राय, 


प्रसाद, उपेन्द्र राय वो0 
सुरेन्द्र राय पिता मोहन 
राय, अषोक कुमार 
पिता रबविन्द्र प्रसाद, 
कबलपती राजेंद्र प्रसाद, 
कुन्ती श्रीवास्तव पति 
अजय श्रीवास्तव, पिंकी 
कुमारी पिता 
केशवनारायण, सिया 
देवी पति राजकुमार 
चौधरी, अर्जुन चौधरी 
पिता देव नारायण 
चौधरी, सुरेश राय 


पिता ब्रहमदेव राय, 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


लालधारी ठाकुर, पिता 
बुझावन 
ठाकुर,दीनानाथ राय 
पिता नेवालाल 
राय,राजेन्द्र कुमार 
पिता लालधारी शर्मा 
उर्फ लालधारी ठाकुर 
206 


[फा. स. : RW/PAT/NH/19/GANGA/2016/3D] 


अभय जैन, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 11th July, 2023 


S.O. 3096(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, number S.O.- 3842(E), dated the 16 August, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, 
Section 3, Sub-section (ii) on 16 August, 2022 and issued under sub-section (1) of section 3A of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its 
intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Constuction of 
new bridge with approaches parallel to existing 4-Lane MG Setu), maintenance, management and operation of 
National Highway No.- 19, in the stretch of land from Km 207.200 to Km. 214.615 (Ramashish Chowk Hajipur, 
Vaishali Km. 207.200 to Zero mile, Patna Km. 221.700) in District of Vaishali in the state of BIHAR; 


And whereas the substance of the said notification has been published in “Hindustan” and " Prabhat Khabar" 


dated 24.10.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 


competent Authority; 


And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 


submitted its report to the Central Government; 


Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 


specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 


vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from NH 
-19 from Km. 207.200 to Km. 214.615 in Vaishali District in the state of Bihar for construction of new bridge 
with approches parallel to existing 4 -lane with MG Setu 


State: BIHAR District: VAISHALI 


SI. No. ||Survey/Plot Number|| Type of Land ||Nature of Land Area Name of Land 
(in Hectares)|| Owner/Interested 
Person 


7 a eS a SSS Sea 
Taluk: Hajipur 


Taluk: Hajipur 


Village: saifpur /saidpur 


1 206 Private 0.19)]|Kalap Ray S/o Dasai 
Ray, Chandrakala 
Devi W/o Devnandan 
Ray, Suresh Ray S/o 
Jagdev Ray,Pramila 
Devi W/o Sidheshwar 
Mishtri, Chhabila Ray 
S/o Lalbahadur 
ray,Devki Ray S/o 
Chulhai Ray, Radhika 
Devi W/o Upendar 
Ray,Ajanta Devi W/o 
Ramlakhan 
Prasad,Maheshwar 
Sah S/o Garib Sah, 
Seema Kumari W/o 
Shivji Mistri, Nibha 
Devi W/o Ramesh 
Pathak, Shobha Devi 
W/o Mahesh 
Prasad,vo Shakuntala 
Devi W/o Mahesh 
Prasad sah,Ramji 
Prasad S/o Mathura 
Mahto, Dharmendar 
Kumar S/o S/o Shivan 
Prsad,Deepu Yadav 
,Rajeshwar Yadav 
And Others S/o 
Panchhilal Ray S/o 
Ramvilas Ray Resi. 
Terahrasiya,Sushila 
devi W/o Mohanlal 
Gupta Resi. Badh, 
Annpurna Devi W/o 
Birju Prasad, Resi. 
Teghra Begusaray, 
Harendar Ray 
Andardev Ray S/o 
Yogi Ray,Kapildev 


6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


Surendar Ray S/o 
Mohan Ray, Ashok 
Kumar S/o Ravindar 
Prasad, Kunti 
Sriwastav W/o Ajay 
Sriwastav, Pinki 
kumara D/o 
Keshavnarayan, Siya 
Devi W/o Rajkumar 
Chaudhary, Arjun 
Chaudhary S/o 
DevNarayan 
Chaudhary , Suresh 
Ray S/o Brahamdev 
Ray,Laldhari Thakur 
S/o Bujhawan Thakur, 
Dinanath Ray S/o 
Mewalal Ray, 
Rajendar Kumar S/o 
Laldhari Sharma Alias 
Laldhari Thakur 

206 


[F. No. : RW/PAT/NH/19/GANGA/2016/3D] 
ABHAY JAIN, Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. anos 


KUMAR VERM. 


